Supplement - II 


HOM 
सत्यमेव जयते 


Haryana 
yana Govern 

Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 11-2020 ]] 


CHANDIGARH, TUESDAY , MARCH 17 , 2020 ( PHALGUNA 27 , 1941 SAKA ) 

General Review 


2. 


वर्ष 2017-18 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा 

दिनांक 19 फरवरी, 2020 
क्रमांक 1 / 17-2018 आंकड़ा.- 1 नवम्बर , 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से गुणवत्ता और मात्रा दोनों 
के मामले में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है । राज्य ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार 
में उल्लेखनीय प्रगति की है । रिपोर्ट में वर्णित अवधि के दौरान शिक्षा के सार्वभौमिकरण और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में 
गुणात्मक सुधार विभाग के प्राथमिक क्षेत्र रहे हैं । हालांकि छात्रों के सीखने के स्तर के परिणाम वांछित स्तर तक नहीं देखे गए, 
जिसके लिए अक्टूबर , 2014 के बाद कठिन प्रयास किए गए । सभी स्तरों पर विद्यालयों का कठोर निरीक्षण किया गया जिसके 
लम्बी अवधि में परिणाम प्राप्त होंगे । 

वर्ष 2017-18 के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर कुल 3410.93 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई । रिपोर्ट में वर्णित वर्ष 
के दौरान राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए 3243 उच्च विद्यालय (1278 सरकारी + 1965 गैर सरकारी) और 4776 माध्यमिक 
विद्यालय ( 2002 सरकारी + 2774 गैर सरकारी) अस्तित्व में थे । कुल 37,931 अध्यापक राज्य में विभिन्न राजकीय 
उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे । राज्य में उच्च स्तर पर 9.63 लाख तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 5.90 
लाख विद्यार्थी विद्यालयों ( सरकारी व गैर - सरकारी) में दाखिल किए गए । 

अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों को निःशुल्क वर्दी, लेखन – सामग्री, पाठ्य – पुस्तकें , 
वृतिका तथा छात्रवृतियों जैसे प्रोत्साहन दिए गए । छात्राओं को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए विशेष बल दिया गया । 
रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य में पढ़ने वाले समाज के आरक्षित वर्गों एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 
प्रोत्साहन / वित्तीय सहायता हेतु 97.14 करोड़ खर्च किए गए । 

राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाने हेतु विभाग ने साक्षरता 
परियोजनाओं को गति दी है । 

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान श्री रामबिलास शर्मा, शिक्षा मन्त्री रहे हैं 

दिनांक 01.04.2017 से 22.08.2017 तक श्री पी 0 के 0 दास, आई0 ए 0 एस0, इनके उपरान्त डॉ 0 के 0 के 0 खण्डेलवाल , 
आई 0 ए 0 एस 0 दिनांक 04.02.2018 तक हरियाणा सरकार विद्यालय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे । तत्पश्चात 
श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, आई 0 ए 0एस0 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , विद्यालय शिक्षा विभाग में दिनांक 31.03.2018 
तक कार्यरत रही । 

श्री राजीव रतन, आई० ए ०एस० दिनांक 01.04.2017 से 19.04.2018 तक निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्यरत 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


रहे । 


डॉ ० महावीर सिंह, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
स्कूल शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ । 


दिनांक :19.11.2019 . 


( 35 ) 


36 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 17 , 2020 ( PHGN . 27 , 1941 SAKA ) 


REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE SECONDARY EDUCATION 

DEPARTMENT FOR THE YEAR 2017-18 


The 19th February , 2020 
No. 1 /17-2018.— Ever since the inception of State of Haryana on 1st November, 1966 , there has been rapid 
expansion in the field of education , both in terms of quality and quantity . The State has made a remarkable progress 
in the extension of educational facilities, especially in rural areas. Universalization of education and qualitative 
improvement in education at different levels were the priority areas of the Department during the period under 
report . However, the learning level outcome of students was not witnessed upto the desired level for which 
strenuous efforts were made after October, 2014. Rigorous inspection of schools has been undertaken at all the 
levels which will yield results in long run . 

During 2017-2018 , a total amount of 3410.93 crore was spent on Secondary Education . 3243 ( 1278 
Government + 1965 Non Government) High Schools and 4776 (2002 Government + 2774 Non Government) Senior 
Secondary Schools were functioning for dissemination of education in the State during the year under report . A total 
of 37,931 teachers were teaching in various Government High / Senior Secondary Schools in the state and 9.63 lac 
students at High level and 5.90 lac students at Senior Secondary level (Government & Non Government) were 
enrolled in the State . 


2 . 


3 . Various incentives like free uniform , stationery , text books, stipends and scholarships were provided to the 
students belonging to the Scheduled Castes and Weaker Sections of the society . Special emphasis was laid on 
providing greater incentives to girl students . During the period under report, an amount of 97.14 crore was spent on 
these incentives/financial aid to students of reserved categories and other weaker sections of society studying in the 
State . 


5 . 


4 . The Department has also geared up Literacy projects to improve girl education and to make the National 
Literacy Mission a success in the State . 

During the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 , Sh . Ram Bilas Sharma was the Education Minister. 
6 . Sh . P. K. Das , IAS from 01.04.2017 to 22.08.2017 , thereafter Dr. K. K. Khandelwal, IAS upto 04.02.2018 held 
the office of Additional Chief Secretary, Government of Haryana , School Education Department. Thereafter 
Smt. Dheera Khandelwal, IAS remained on the post of Additional Chief Secretary , Government of Haryana, School 
Education Department upto 31.03.2018 . 
7 . Sh . Rajeev Rattan , IAS from 01.04.2017 to 19.04.2018 held the post of Director, Secondary Education . 


DR . MAHAVIR SINGH , 
Principal Secretary to Government of Haryana , 

School Education Department, Chandigarh . 


Dated : 19/11/2019 . 


8705 – C.S.H.G.P ., Pkl. 


